रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


भारत का राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 1 , 2019 / माघ 12 , 1940 
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 1, 2019 /MAGHA 12 , 1940 


सं. 508 ] 
No. 508 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 31 जनवरी, 2019 


का . आ . 621( अ ). केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 
और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 957 ( अ) तारीख 01. 03. 2018 , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में NH353J के कि . मी . 0 से 
कि . मी . 62 ( नागपुर काटोल सेक्शन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा करने/ चार लेन का बनाने , आदि), तक के 
भूखण्ड अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची मे विनीर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने 
आशय की घोषणा करती है , के निर्माण के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन 03.04. 2018 तारीख को 
" नवभारत " (हिंदी) और " लोकमत " ((मराठी) दोनो में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3ग की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


716 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 


महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में NH353J के कि . मी . 0 से कि . मी . 62 (नागपुर काटोल सेक्शन ) के लिए अर्जन की जाने 

वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


राज्य का नाम: महाराष्ट्र 


जिले का नाम : नागपुर 
भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति 


क्रमिक 


सर्वेक्षण संख्या 


भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


भूमि का 

क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


3 


6 


____ 2 
तालुक का नाम: कटोल 
गांव का नाम : अमनेरगोण्डी 


|| 35 / 1 , 35 / 2 


निजी (क्लास १ & २ ) 


गीला ( एग्रीकल्चर) || 1. 17 


डोमाजी शेषरावजी ढोके , सेंट्रल इंडीया रिसर्च 
फाउंडेशन संशीयो. एकॉनामीक रूरल 
डेव्हलपमेंट इन्सीटयूशन संस्था नागपुर 
( ३५ / १ , ३५/ २ ) 


गांव का नाम : काटोल 


1950/1 , 950/ 2 


निजी( क्लास १ ) 


| गीला (एग्रीकल्चर ) 0.2 


सत्यनारायण ओमप्रकाश अग्रवाल 
(९५०/ २/ १ ) 


|| 950/1 , 950/ 2 


निजी ( क्लास १ ) 


गीला ( एग्रीकल्चर ) ||0.44 


सुनितादेवी सत्यनारायण अग्रवाल 
(९५०/२/ २ ) 


गांव का नाम: सोनखंब 


|| 214 


निजी (क्लास १ ) 


|| गीला ( एग्रीकल्चर) ||0.14 


5 


||217 


निजी (क्लास १ ) 


|| गीला (एग्रीकल्चर ) 0. 25 


शालीमार न्यूट्रिशन प्रा . ली . 
( २१४) 
विक्रम मधुकर लाभे 
( २१७) 
महेंद्र दशरथराव क्षीरसागर 
( २१८) 
गोविंदा भगवान सहारे 
( २१९ ) 


निजी( क्लास १ ) 


|| गीला (एग्रीकल्चर) | 0. 15 


| निजी(क्लास १) 


गीला ( एग्रीकल्चर ) | 0.12 


|| 224 


निजी (क्लास १ ) 


गीला ( एग्रीकल्चर ) | 0. 3 


सुरेश रोचलदासजी केवलरामानी 
( २२४) 


225 


निजी (क्लास १ ) 


गीला ( एग्रीकल्चर ) ||0.19 


शिवाजी लाइमस स्टॉक एंड फार्स प्रा . ली . 
( २२५ ) 


10 || 226 


निजी( क्लास १) 


गीला ( एग्रीकल्चर ) | 0. 45 


प्रवीणचन्द्र चत्रभुज ढोलकिया , दिपक 
प्रवीणचन्द्र ढोलकिया , प्रीति दिपक ढोलकिया 
(२२६) 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


|| 227 


निजी(क्लास १ ) 


|| गीला ( एग्रीकल्चर) 0. 35 


किशोर गोविंदा सहारे , विश्वेश्वर गोविंदा सहारे 
( २२७/१ , २२७/ २ ) 
सूंदर पारूमल देवाणी 
( २२८ ) 


|| 228 


निजी (क्लास १ ) 


गीला ( एग्रीकल्चर ) || 0.28 


13 


229 


निजी (क्लास २ ) 


गीला ( एग्रीकल्चर ) | 0. 34 


साधना उदयभान सोमकुंवर , सुशीला शंकर 
गोडबोले , कमल हरिश्चंद्र बांगर , कलाबाई 
प्रल्हाद मेश्राम , भैय्याराव शंकर मलकवाड़े 
(२२९ ) 


|| 241 


||निजी (क्लास ) 


गीला ( एग्रीकल्चर ) || 0. 26 


साधना उदयभान सोमकुंवर , सुशीला शंकर 
गोडबोले , कमल हरिश्चंद्र बांगर , कलाबाई 
प्रल्हाद मेश्राम , भैयाराव शंकर मलकवाड़े 
(२४१ ) 


247/ A , 
247/ B/ 1 , 
247/ B/ 2 


निजी 


निजी 


सूखा ( नॉन - 
एग्रीकल्चर ) 


0.2 


शालीमार न्यूट्रिएंट्स प्रा . लिमि . 
( २४७/ अ . २४७ / ब / १ , २४७ / ब / २ ) 


कुल 


4. 8400 


[ फा . सं . NHAI/ PIU- 2 Nag/ 353J/3A/ 2017/3D1 ] 

राजेश गुप्ता, उप - सचिव 
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 31st January , 2019 


S .O . 621 (E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, number S.O . No. 957 (E ), dated the 1st March 2018 , published in Gazette of India , Extraordinary, Part II , 
Section 3, Sub -section ( ii ) issued under sub - section ( 1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building (widening / four laning , etc .), maintenance , management and 
operation of National Highway No.- NH353J , on the stretch of land from Km. 0 to Km. 62. 00 ( Nagpur- Katol Section)in 
Nagpur District, in the State of Maharashtra . Hereby declares its intention to acquire such land. 


And whereas, the substance of the said notification has been published in " Navbharat " (Hindi) and Lokmat 
(Marathi) both Dated 3rd April 2018 under sub - section ( 3) of section 3A of the said Act; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
Competent Authority : 


And whereas, in pursuance of sub -section (1 ) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub- section (1 ) of section 3D of the said , Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

___ And further, in pursuance of sub-section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the NH353J in the stretch of land 

from NH353J (Nagpur-Katol Section ) in the District of NAGPUR in the State of MAHARASHTRA . 


State : MAHARASHTRA 


District: NAGPUR 
Type of Land Nature of Land 


Sr. 


Survey 
Number 


Area in 
Hectare 


Name of the Land Owner /Interested 

Person 
Part Survey No. 


Taluk : Katol 
Viilage : Amnergandi 


| 35 /1 , 35/2 


Private (CLASS 1 & 2) 


Wet 
(AGRICULTURE ) 


1 . 17 


Domaji Sheshravji Dhoke , Central 
India Research Foundation Senshio . 
Economic Rural Devolopment 
Institution Sanstha Nagpur 
35 /1 , 35 /2 


Viilage : Katol 


|| 950 / 1 , 950 /2 ||Private(CLASS 1) 


Wet ( 
AGRICULTURE ) 


0 . 2 


Satyanarayan Omprakash Agrawal 
950 / 2 / 1 
Sunitadevi Satyanarayan Agrawal 
950 /2 /2 


Wet ( 
AGRICULTURE ) 


0 .44 


950 /1, 950/2 Private(CLASS 1) 
Viilage : Sonkhamb 
214 Private(CLASS 1) 


Wet 


4 


||214 


WRICULTURE 0. 14 


0 . 14 


Shalimar Neutritions Pvt . Ltd . 
214 


Shalimar N 


1217 


Private( CLASS 1) 


Wet 
(AGRICULTURE ) 


0 . 25 


Vikram Madhukar Labhe 
217 
Mahendra Dashrathrao Shirsagar 
218 


|| 218 


Private(CLASS 1) 


Wet 

0 . 15 
(AGRICULTURE ) | 


11219 


Private(CLASS 1) 


Wet 
(AGRICULTURE ) 


0 . 12 


Govinda Bhagwan Sahare 
219 


1224 


Private (CLASS 1) 


Wet 
(AGRICULTURE ) 

||0 . 3 


Suresh Rochaldasji Kewalramani 
224 


Shivaji Limes Stock And Farms Pvt . 


1225 


Private (CLASS 1) 


Wet 

JI 0 . 19 
(AGRICULTURE ) 


Ltd . 


225 


10 


||226 


Private (CLASS 1) 


Wet 
(AGRICULTURE ) || 


45 


Pravinchandra Chatrbhuj Dholkiya , 
Deepak Pravinchandra Dholkiya , Priti 
Deepak Dholkiya 
226 
KishorGovinda Sahare , Vishveshwar 
Govinda Sahare 
227 / 1 , 227 /2 


Wet 


|| 227 


Private(CLASS 1) 


( AGRICULTURE )||0. 55 


Wet 


11228 


Private (CLASS 1 ) 


( AGRICULTURE ) | 

10. 28 


Sunder Parumal Devaani 
228 


229 


Private (CLASS 2 ) 


Wet 
(AGRICULTURE ) || 


0 . 34 


Sadhana Udaybhan Somkuwar , Sushila 
Shankar Gadbole , Kamal 
Harishchandra Bangar , Kalabai Pralhad 
Meshram , Bhaiyya rao Shankar 
Malakwade 
229 


241 


Private ( CLASS 2) 


Wet 

110 . 26 
(AGRICULTURE ) 


Sadhana Udaybhan Somkuwar , Sushila 
Shankar Godbole , Kamal 
Harishchandra Bangar , Kalabai Pralhad 


[ 4T II - 


05 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Meshram , Bhaiyarao Shankar 
Malakwade 


241 


247 / A , 
247 / B / 1 , 


Private 


Dry (NON 

10 . 2 
AGRICULTURE ) 


Shalimar Nutrients Pvt . Ltd . 
247 / A , 247/ B / 1 , 247/ B / 2 


247 / B / 2 


TOTAL 


4 . 84 


[ F. No. NHAI/ PIU -2 Nag/3533/3A /2017/ 3D1] 

RAJESH GUPTA ,Dy. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 

Digitally signed by 
MANOJKUMAR MANOJ KUMAR VERMA 
VERMA 

Date: 2019 .02 .02 
16 : 13 : 10 + 05 30 


